SHANT 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 825 


राँची, शुक्रवार 


24 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
6 अगस्त , 2018 


विषय : 


झारखण्ड सरकार द्वारा सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ ( Priority House Hold) एवं अन्त्योदय 
( AAY ) परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह 1.00 ( एक ) रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 
DFS नमक (इनकेप्सुलेटेड फैरस फ्युमरेट एवं आयोडीनयुक्त नमक ) के स्थान पर फ्री फ्लो 
रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक ( Free flow Refined lodized Salt ) के वितरण के संबंध में । 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प 
संख्या 2881, दिनांक 5 जुलाई, 2017 के द्वारा सभी पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ ( Priority House Hold ) 
एवं अन्त्योदय ( AAY) परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह 1. 00 (एक ) रूपये प्रति किलोग्राम की दर 
से DFS नमक (इनकेप्सुलेटेड फैरस फ्युमरेट एवं आयोडीनयुक्त नमक ) का वितरण किया जा रहा था । 


2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची के 
पत्रांक 148 ( HSN), दिनांक 22 जून , 2018 द्वारा भारत सरकार के पत्रांक D. O. No . T.19011/ 03 / 2016 
Nut IDD Cell, दिनांक 17 मार्च, 2016 से प्राप्त दिशा निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है , 
जिसमें जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आयोडीनयुक्त नमक वितरण का सुझाव दिया गया है । 


3. भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सभी पूर्वविक्ता 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 अगस्त , 2018 
प्राप्त गृहस्त (PHH) एवं अन्त्योदय परिवारों ( AAY) को प्रति परिवार प्रतिमाह रूपये 1. 00 ( एक ) प्रति 
किलोग्राम की दर से DFS नमक (इनकेप्सुलेटेड फैरस फ्युमरेट एवं आयोडीनयुक्त नमक ) के स्थान पर 
फ्री फ्लो रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक ( Free flow Refined lodized Salt) का वितरण करने का निर्णय 
लिया गया है । 


___ 4. FSSAI ( Food Safety and Standards Authority of India) के मानक के अनुरूप फ्री फ्लो 
रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक ( Free flow Refined lodized Salt ) आपूर्ति करने का निर्णय लिया 
गया है । 

5 . खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड, राँची के संकल्प 
ज्ञापांक 4599,दिनांक 18 सितम्बर , 2015 द्वारा फ्री फ्लो रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक के क्रय हेतु 
e-Tender a yahut B FEITO Y National Commodity and Derivatives Exchange Limited (NCDEX ) 
की सहयोगी (Subsidiary ) कम्पनी NeML को नामित करते हुए Reverse Auction प्रक्रिया द्वारा 
आपूर्तिकर्ता का चयन करने का निर्णय लिया गया । इस संबंध में कृषि , पशुपलान एवं सहकारिता 
विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक 253, दिनांक 27 जनवरी, 2016 द्वारा भी झारखण्ड सरकार 
के सभी विभागों द्वारा किसी भी तरह के क्रय विक्रय के मूल्य अन्वेषण संबंधी कार्यों में NeML के 
ई-प्लेटफॉर्म की सेवायें प्राप्त करने का निर्णय लिया गया । वित्तीय वर्ष 2015-16 से National 
Commodity and Derivatives Exchange Limited ( NCDEX ) की सहयोगी ( Subsidiary) कम्पनी NeML के 
माध्यम से Reverse Auction प्रक्रिया द्वारा आपूर्तिकर्ता का चयन किया जा रहा है | नमक आपूर्तिकर्ता 
के चयन हेतु उक्त प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया गया है । 


___ 6. नमक वितरण योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रूपये 85 , 00 , 00 ,000/ 
( पचासी करोड़ ) का बजटीय ( बजट शीर्ष-3456 - सिविल पूर्ति- 796- जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102 
सिविल पूर्ति योजना/ 789- अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना- 48 -पात्र गृहस्थ/ अन्त्योदय परिवारों 
को फ्री फ्लो रिफाईन्ड आयोडीनयुक्त नमक का वितरण 06- अनुदान -52- सबसिडी (185345600 
796 /102 / 789-480652) उपबंध है । इस योजना हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है । आगामी 
वित्तीय वर्षों में भी इस योजना हेतु बजटीय उपबंध किये जाते रहने का निर्णय लिया गया है । 


7. 


नमक वितरण से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प निरस्त समझे जायेंगे। 


8. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख संख्या- 2322, दिनांक 17 जुलाई, 2018 पर मंत्रिपरिषद् की 
दिनांक 31 जुलाई , 2018 की बैठक के मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमिताभ कौशल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 825 -- 100 


